HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 722 राँची, गुरुवार , 


12 सितम्बर , 2019 (ई ० ) 


, 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
5 सितम्बर , 2019 


संख्या-11/ जनगणना (मार्गदर्शन ) विविध 04/ 2018-3359-- भारत सरकार के राजपत्र सं० 
2503 , दिनांक -31 जुलाई , 2019 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय ( भारत के महारजिस्ट्रार , नागरिक 
रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय) की अधिसूचना का.आ.-2753 ( अ.), नई दिल्ली, 31 जुलाई , 2019 के 
अनुसार नागरिकता ( नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्रों का 

जारी करना ) 
नियमावली, 2003 के नियम-3 के उप नियम (4 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद द्वारा 
जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के 
अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए देश 
भर में घर- घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल , 2020 से प्रारंभ कर 30 सितम्बर , 
2020 की अवधि में सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 सितम्बर, 2019 

तद्नुसार राज्य सरकार भी घोषणा करती है कि झारखण्ड में जनसंख्या रजिस्टर तैयार 
करने और उसे अद्यतन करने तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर 
रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए घर - घर जाकर गणना करने 
संबंधी फील्ड कार्य 01 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ कर 30 सितम्बर , 2020 की अवधि तक सम्पन्न किया जायेगा । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 722 -- 50 


